निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 आषाढ़ 1937 ( श0 ) 
पटना, शुक्रवार , 17 जुलाई 2015 


( सं0 पटना 825 ) 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

16 जुलाई 2015 
सं0 अ0सं0क0 - 02 - 01 / शिया - 11 / 2015 - 937 — वक्फ अधिनियम 1995 ( अधिनियम सं0 - 43 / 95 ) की 
धारा - 14 के अन्तर्गत बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के गठन हेतु अधिनियम की धारा - 14(2 ) के अन्तर्गत विहित रीति से 
सदस्यों का चुनाव करने के लिए बिहार वक्फ विनियमावली 2002 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
श्री रशीद अहमद , बि0प्र0से0, उप – सचिव , अल्पसंख्यक कल्याण विभाग , बिहार, पटना को बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड 
के लिए निर्वाची पदाधिकारी तथा श्री इबरार अहमद खाँ , बि0प्र0से0, सहायक निदेशक एवं श्री राशिद हुसैन , बि0प्र0से0 , 
सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय , बिहार, पटना को सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया 
जाता है । 
2. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


__ अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 825-571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


